निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1209 ) पटना , शुक्रवार , 22 दिसम्बर 2017 


सं0 3ए - 2 - वे० पु० - 12/ 2017 - 9918/ वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

20 दिसम्बर 2017 
विषयः- कृषि विभाग के अन्तर्गत पौधा संरक्षण निरीक्षक (नन एग्रोनोमी ) के वेतनमान संशोधन के 

संबंध में । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 630 , दिनांक 21/ 01/ 2010 द्वारा दिनांक 01/01/ 2006 के प्रभाव से पौधा 
संरक्षण निरीक्षक ( नन एग्रोनोमी ) का PB-1 + 2400 / - तथा पौधा संरक्षण निरीक्षक ( एग्रोनोमी ) का 
PB- 2 + 4200 / - स्वीकृत है। संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24 / 05 / 2017 द्वारा दिनांक -01/ 01/ 2016 के प्रभाव से 
उक्त पदों के लिए क्रमशः पुनरीक्षित वेतन स्तर- 4 एवं वेतन स्तर - 6 की स्वीकृति दी गई है । 

2. कृषि विभाग के संकल्प संख्या - 328 , दिनांक 18 / 02/ 1992 द्वारा पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक से पौधा 
संरक्षण निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान विहित है । वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 630 , 
दिनांक - 21 / 01/ 2010 द्वारा पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक का वेतनमान दिनांक 01 / 01/ 2006 के प्रभाव से 
PB- 1 + 2400 / - तथा संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05/ 2017 द्वारा दिनांक 01/ 01/ 2016 के प्रभाव से वेतन 
स्तर - 4 स्वीकृत है । 

____ 3. प्रशासी विभाग द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि कृषि विभाग के अधीन पौधा संरक्षक 
निरीक्षक ( एग्रोनोमी ) अथवा पौधा संरक्षण निरीक्षक (नन एग्रोनोमी ) का पद न तो पूर्व में था और न ही वर्तमान 
में अस्तित्व में है । पौधा संरक्षण योजना में मात्र पौधा संरक्षण निरीक्षक का पद है , जिस पर सीधी नियुक्ति भी 
होती है तथा पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक से प्रोन्नति भी होती है । 

___ 4. प्रोन्नति की यथेष्टता तथा पौधा संरक्षक निरीक्षक ( एग्रोनोमी ) एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक (नन 
एग्रोनोमी ) का पद एक समान होने के आधार पर पौधा संरक्षक निरीक्षक ( नन एग्रोनोमी ) के वेतनमान का संशोधन 
का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 21 दिसम्बर 2017 
5. सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 630 , दिनांक 21/ 01 / 2010 एवं संकल्प 
संख्या - 3590 , दिनांक 24 / 05/ 2017 के द्वारा कृषि विभाग के पौधा संरक्षण निरीक्षक ( नन एग्रोनोमी ) के लिए 
स्वीकृत वेतनमान क्रमशः PB- 1 + 2400 तथा वेतन स्तर -4 को दिनांक 01 /01/ 2006 के प्रभाव से 
PB- 2 + 4200 तथा दिनांक - 01/ 01/ 2016 के प्रभाव से वेतन स्तर- 6 के रूप में संशोधित किया जाता है। उक्त 
संशोधित वेतनमान / वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 630 , दिनांक 21 / 01 / 2010 तथा 
संकल्प संख्या- 3590 , दिनांक 24/ 05/ 2017 के आलोक में किया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1209 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


